पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 186 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2022-- चैत्र 4, शक 1944 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा 
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 8 फरवरी 2022 


अधिसूचना 


क्रमांक 2546 / 238 / आउशि /सम. /21— छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की 
उपधारा-() के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन 
मंडल के गठन हेतु vad अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं @) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार 
aged, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को प्रत्यायोजित किया गया है। 

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए 
एन.सी.सी. पाठ्यकम हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का गठन किया जाता है। एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रुप में 
स्वशासी महाविद्यालयों में जहां एनसीसी की इकाई संचालित है में सत्र 2022-23 से लागू किया जाना है। 


अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान सदस्य का नाम 


34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय क॑ उस विषय के निरंक 
अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष 


34 (क) (2) (दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित | 1. डॉ. ओ.पी. गुप्ता 
महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के प्राध्यापक वाणिज्य (एन.सी.सी प्रभारी) 
विभागाध्यक्ष शासकीय वि.य.ता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 
2. डॉ. एम.एस. गुप्ता 

प्राध्यापक गणित (एन.सी.सी प्रभारी) 

शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 
3. डॉ. शशि गुप्ता 

प्राध्यापक समाजशास्त्र (एन.सी.सी प्रभारी) 

शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 
4. डॉ.शंपा चौबे 

प्राध्यापक इतिहास (एन.सी.सी प्रभारी) 


371 


372 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 मार्च 2022 


शासकीय दूब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 
5. श्री ओमजी गुप्ता 

सहा. प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा (एन.सी.सी प्रभारी) 

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद 


34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित 
महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष 


1. ले. डॉ. एस.क.टोप्पो 
प्राध्यापक समाजशास्त्र (एन.सी.सी प्रभारी) 
शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव 
2. डॉ. आर.ए.सिध्दिकी 
प्राध्यापक गणित (एन.सी.सी प्रभारी) 
शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 
3. डॉ. अनिल रामटेके 
स. प्राध्यापक प्राणीशास्त्र (एन.सी.सी प्रभारी) 
शासकीय जे. यो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर 
4. डॉ. अरुणा ठाकुर 
सहा. प्राध्यापक लोकप्रशासन (एन.सी.सी प्रभारी) 
शासकीय जे. यो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 


34(क)(3) (चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च 
शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत 
विषय विशेषज्ञ 


1. विंग कर्माडर श्री रजत गुप्ता (एयर फोर्स) 
कमांडिग ऑफिसर छ.ग. एयर AISA 
एन.सी.सी. सुन्दरनगर, रायपुर 

2. ले. कमांडर श्री नीरज यादव (नेवी) 
कमांडिग ऑफिसर छ.ग. नेवल यूनिट 
एन.सी.सी. सुन्दरनगर, रायपुर 

3. कर्नल श्री आशीष बडोला (आर्मी) 
कमांडिग ऑफिसर छ.ग. गर्ल्स बटालियन 
कोटा रायपुर 

4. ले. डॉ. पंकज अहिरवार 
स.प्रा. विधि,(एन.सी.सी प्रभारी) 
शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर 


34(क)(3,(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का 
प्रतिनिधि 


आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ.एस.डी. 
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर 


अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, एन.सी.सी हेतु डॉ. ओ.पी. गुप्ता, प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय वि.य.ता स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय दुर्ग को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है। 


कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यकम का निर्माण करना सुनिश्चित 


करें | 


हस्ता. / - 


(शारदा वर्मा) 
आयुक्त. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


